रजिस्ट्री सं० डी०एल० - 33004/ 98 


REGD. NO . D . L .- 33004/ 98 


LI 


Lan 


.. 


. 


मपपेयजयत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 

EXTRAORDINARY por porte 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग ।। - खण्ड3 उप - खण्ड (ii ) 
PART II - Section 3.-- Sub - section ( iii ) . 


30 
/ 
1jer 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- - - - - -- - -- 


- --- - - --- -- - - - 
सं. 167 ] 
No . 1671 


नई दिल्ली , शुक्रवार , जुलाई 10 , 1998 / आषाढ़ 19 , 1920 
NEW DELHI, FRIDAY , JULY 10 , 1998 /ASADHA 19 , 1920 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - 


- - --- - -- 


-- - 


- - - 


भारतनिर्वाचन आयोग 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 10 जुलाई, 1998 


आ . अ. 266( अ ). - यतः , दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राण्य क्षेत्र अधिनियम, 1991 की धारा 3 में यह प्रावधान है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी 
राज्य - क्षेत्र की विधान सभा में कुल स्थानों की संख्या 70 होगी और यह कि राजधानी को 70 विधान सभानिर्वाचन - क्षेत्रों में इस प्रकार विभक्त किया जायेगा 
कि प्रत्येक निर्वाचन - क्षेत्र की जनसंख्या; जहाँ तक व्यवहार्य हो , सम्पूर्ण राजधानी में एक ही जैसी हो, और 


यतः, उक्त धारा 3 में और भी प्रावधान है कि विधान सभा में अनुसूचित जातियों के लिए स्थानों को इस प्रकार आरक्षित किया जाएगा कि उनकी 
संख्या का विधान सभा के कुल स्थानों से वही अनुपात होगी जो कि राजधानी में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का राजधानी की कुल जनसंख्या से है ; 
और 


यतः, उक्त धारा 3 के स्पष्टीकरण में यह भी प्रावधान किया गया था कि जहां जनसंख्या के ऐसे आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए थे वहां उक्त 
अधिनियम के अधीन प्रथम विधान सभा के गठन के लिए निर्वाचनों के प्रयोजन से 1991 की जनगणना के सम्बन्ध में यथा -प्रकाशित जनसंख्या के अनंतिम 
आंकड़ों को राजधानी की जनसख्या माना जाएगा ; और 


यतः इन उपबंधों के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग ने उक्त अधिनियम के अधीन प्रथम विधान सभा के गठन के लिए 1991 की जनसंख्या 
के सम्बन्ध में यथा- प्रकाशित राजधानी की जनसंख्या के अनंतिम आंकड़ों के आधार पर वर्ष 1992 में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य- क्षेत्र में विधान सभा 
निर्वाचन क्षेत्रों को परिसीमित किया था और 


1872 GI/98 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SER . 3 (ii )] 


- - 


- - 


- - 


यतः , 1991 की जनसंख्या के सम्बन्ध में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य - क्षेत्र की जनसंख्या के अन्तिम आंकड़े 


अब प्रकाशित हो चुके हैं , और 


यतः , दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य - क्षेत्र की द्वितीय विधान सभा के गठन के लिए साधारण निर्वाचन सामान्यतः 


13 दिसम्बर , 1998 को प्रथम विधान सभा की अवधि समाप्त होने से पूर्व होना है , और 


यतः उक्त साधारण निर्वाचन से पूर्व 1991 की जनसंख्या के आधार पर अंतिम रूप से प्रकाशित राजधानी की 


जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों को और परिसिमित 


किया जाना अपेक्षित है ; और 


यतः , दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य - क्षेत्र अधिनियम , की धारा 38 की उप - धारा 12 के खण्ड ( क ) में यह 


प्रावधान है कि निर्वाचन आयोग प्रस्तावों के सम्बन्ध में दावे और आक्षेपों की अपेक्षा करने वाली सूचना के साथ- साथ 


सरकारी राजपत्र में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए अपने प्रस्तावों को प्रकाशित करेगा और वह तारीख विनिर्दिष्ट 


करेगा जिसको या जिसके पश्चात इन प्रस्तावों पर इसके द्वारा और आगे विचार किया जाएगा ; 


अतः , अब भारत निर्वाचन आयोग दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य - क्षेत्र की विधान सभा को सौंपे गए 70 एकल 


सदस्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए अपने प्रस्ताव को एतद्द्वारा प्रकाशित करता है और 30 जुलाई , 


1098 को ऐसी तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट करता है जिसको या जिसके पश्चात् इन प्रस्तावों पर इसके द्वारा और 


आगे विचार किया जाएगा । 


प्रस्तावों से सम्बन्धित कोई भी आपत्ति या सुझाव : 


सचिव , 
भारत निवाचन आयोग 
निर्वाचन सदन , अशोक रोड , 
नई दिल्ली - 110001 . 


को भेज दिया जाए ताकि वे सचिव , भारत निर्वाचन आयोग के पास उक्त पते पर उक्त तारीख को या उसस 


पूर्व पहुंच जाए । 


भारत कादाजपथ . असाधारण 
- - - - - -- . - :- . - . - - : - . -.. 


- - - 


- 


- - 


- - - - 


- - - - - 


- - - - - - - 

- - - 


- - 


- - - 
- - - 


- 


- 


- - 


- 


_ 


- 


-- 


- - . . . 


. 


: - - . - - -- - 


प्रसाद 


दिल्ली को राजधानी राज्य क्षेत्र की विधान के निर्वाचन हेतु , दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य - क्षेत्र का 
जिन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभानित किया जाएगा और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार और वे निर्वाचन क्षेत्र जो 


अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किए जाएंगे , ऐसे होंगे जैसा कि नीचे की सारणी में दिखाया गया है :-- 


2 . जहाँ किसी निर्वचन -- क्षेत्र का नाम जैसा कि सारणी में दिखाया गया है , " अ0जा0f " कोष्टकों और शब्दों द्वारा 
सुभिन्न किया गया है , वहाँ उस निर्वाचन- क्षेत्र में , इनका स्थान अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है । 


सारणी 


विस्तार 


विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की 
क्रम संख्या और नाम 


विद्यमान विधान सभा निर्वाचन - क्षेत्र के समान ही 


1 
2 


सरोजिनी नगर 
गोल मार्केट 
मिन्टो रोड़ 
कस्तूरबा नगर 
जंगपुरा 
ओखला 


5 . 
6 . 


विद्यमान विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के समान ही किन्तु 
डी . एम . सी . के ब्लाक नं . 103 से 107 को छोड़कर 
और डी. एम . सी . चार्ज सं0 110 . के ब्लाक नं . 9 के 
निम्नलिखित क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए : जी . बी . पंत 
पोलिटेक्निक ओखला टेक स्कूल हॉस्टल और इसके स्टाफ 
क्वार्टर नं . 1 - 40 और इसके निकट 96 कवार्टर्स क्यू सी 
इस भाग में टी हट्स 1 - 25 और शॉप्स 
विद्यमान विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के समान ही 


कालकाजी 
मालवीय नगर 

हॉज खास 
10 . आर0 के0 पुरम 
11 . दिल्ली केन्टोनमेंट 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II -- SEC., 3( iii ) ] 


- 


। 2- जनकपुरी 


विमान वधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के समान 


15-हरी नगर 
| 4- तिलक नगर 
15 - राजौरी गार्डन 
16- मादीपुर अजा. 
17 - त्रि नगर 
18 - कूर बस्ती 
19 - शालीमार बाग 
20 -बादली 
21 - साहिबाबाद दौलतपुर 
22- बवाना अ . जा . 
23 - तुल्तानपुर माजरा अजा . 
24-मंगोलपुरी अजा • 
25 - नांगलोई जाट 
26- विष्णु गार्डन 
27 - हस्तसल 
28 - नजफगढ़ 
29 -नसीरपुर 
30 -पालम 
31 - महिपालपुर 
32 -महरौली 
33 -साकेत 


- 
- 


[ भाग II -- खण्ड 3 ( iii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


34 . 


डा0 अम्बेडकर नगर ( अ . जा .) 


विधमान विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के समान 


সুশকালান 


विद्यमान विधान सभा निर्वाचन - क्षेत्र के समान ही 


36 , 


बदरपुर 


विद्यमान विधान सभा निर्वाचन - क्षेत्र के समान 
ही किन्तु डी . एम. सी . चार्ड नं0 100 के 
ब्लॉक नं0 103 ते 107 को सम्मिलित करते 
हुए और डी . एम. सी . चार्ज नं0 110 के 
ब्लॉक नं0 9 के निम्नलिखित क्षेत्रों को 
छोड़कर : 
जी . बी . पन्त पोलीटेक्नीक ओखला टेक . स्कूल , 
हॉस्टल और इसके स्टॉफ क्वार्टर नं० । - 40 

और इसके निकट 96 क्वार्टर क्य . सी . । इस 
क्षेत्र में ही हवस । - 25 और टी - शापस { 


37. 


त्रिलोक पुरी अ. जा . 


विद्यमान विधान सभा निर्वाचन - क्षेत्र के समान 


ही । 


38. 


पटपड़ गंज अ. जा . 
मंडावली 


गीता कालोनी 


गांधी नगर 


कृष्णा 


नगर 


विश्वास नगर 


44 . 


शाहदरा 


सीमापुरी अ . जा . 


45 . 
46 . 


46 . 


नन्द नगरी अ . जा . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

PART 1 |- - 
-- - --- - - - - -- - - - ---- ---- - -- - - --- -- -- -- ----- 
दियमान लिया था . . 


(ii) 
- - - - - 


. . 


. 


47. 


रोहतास नगर 


THY 


समानही । 


48 . 


बाबरपुर 


49. 


50 . 


सीलमपुर 
घोंडा 
यमुना विहार 


52. 


करायल नगर 


53 . 


वजीरपुर 


54. 


नरेला 


अ. जा . 8 


55 . 


गलस्वा जहांगीरपुर 


विद्यमान विधान सभा निवाचन - क्षेत्र के समान 
ही किन्तु डी . एम. सी . चा नं0 56 के ब्लाक 
नं0 54 , 55 और 56 को सम्मिलत करते हुए । 
विद्यमान विधान सभा निर्वाचन - क्षेत्र के समान 
ही । 


56. 


आदर्श नगर 


57. 


पहाइगंज 


विद्यमान विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के समान 
ही किन्तु डी . एम. सी . चा नं0 31 के सलाद 
नं0 93 और 105 निमवित क्षेत्रों को 
छोड़कर : 
न. नं0 8। । 6 -8131, 8170 -8192, गली 
नं0 5, मुल्तानी टान्डा, म. नं0 8193 
8205 , ब्लॉक नं0 105, मुल्तानी ढांडा 
रोड, म . नं0 9284 - 9299 


[ भाग II - खण्ड 3 ( iii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


6. 


महा 


समान “ वधान सभा निर्वाचन - क्षेत्र के 


59 . 


लीनारान 


विद्यमान विधान सभा निर्वाचन - क्षेत्र के 
नमान है किन्तु डी . एम. सी . चार्ड नं0 
34 के डलॉज. नं0 9 और 14 के निम्न 
निखित क्षेत्र को सम्मिलित करते हुर : 
ब्लॉक नं0 9 : 


गली नाथन सिंह पहाड़ी धीरज, 
गली मोहन सिंह जाट म . नं0 4654 - 4657 
डॉ नं0 14 : 


- - - - - - - 


60. 


चांदनी चौक 


गाल ब्राह्मण दाली 
म . नं0 4973 - 5045 
दियमान विधान सभा निर्वाचन - क्षेत्र के 
समान ही किन्तु डी . एम . सी . चा नं0 
25 के ब्लॉक नं0 2 और 3 के निम्नलिखित 
धेत्रों को छोड़कर : 
ग्लॉक नं0 2 : 


गली माता वाली , नंदिर सहित म . नं0 
9223 - 9252 
ब्लॉक नं0 3 : 


- - - 


- - - 


- 


- 


गली माता वाली, म . नं0 9253 - 9275 
और डी . एम. सी . चार्ज नं0 25 के उलॉक 
नं० । । और 16 के निम्नलिखित क्षेत्रों को 
सम्मिलित करते हुए : 
ब्लॉक नं0 11 : 


गली मिल वाली , गुरुद्वारा सहित म . नं0 
9620 - 9648 , मोहल्ला हस्लाम गंज, 
म. नं0 9649 - 9692 , गली नीन वानी , 
म . नं0 9693 - 9715 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 3(iii )]] 


ब्लाक नं . 16 


मोहल्ला नई मस्जिद , लाइबेरी रोड और 
इस्लाम गंज म . नं . 10100 -10247 , आजाद 
मार्किट शॉप नं . 102 - 200 , लाइबेरी रोड , 
मिल पाली गली म• नं . 10248 -10258 
विधमान निर्वाचन - क्षेत्र के समान ही किन्तु 
डी एम सी चार्ज नं . 56 के लॉक नं . 54 , 55 
और 56 को छोड़ कर । 
विद्यमान विधान सभा निर्वाचन - क्षेत्र के समान ही 


61 -तिमार पुर 


62 -माइल टाउन 
67 - कमला नगर 
64- सदर बाजार 


विद्यमान विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के समान ही 
किन्तु डी . एम . सी . चार्ड नं . 25 2. ब्लॉद 
नं . 2 और 3 के निम्नलिखित क्षेत्रों जो 
सम्मिलित करते हुए : 
SC - : . 2 - मन्दिर सहित गली माता वाली . 
म . नं . 9223 -9252 

- - - - गली माता पाली . म . नं . 925 :2 
9275 और डी एम सी . चार्ज नं . 25 के ब्लॉक 
नं . । । और 16 के निम्नलिखित क्षेत्रों को छोड़ 
कर : 
ब्लाक नं . । । 
- - -- - - - - - - - गली मिल पाली , गुसहारा सहित 
म . नं . 9620 - 9648 मोहल्ला इस्लाम गंज , म . 
9649 - 7692 , गली नीम पाली मं .नं . 9693 
9715 
बलाक 16 : 
- - - - - - - - - - मोहल्ला नई मस्जिद , लाइबेरी 
रोड व इस्लाम गंज म .नं . 10100 - 10247 , 
आजाद मार्केट शॉप नं . 102 - 200 , लाइब्रेरी र 
मिल वाली गली म . नं . 10248 - 10258 और 
डी एम सी चार्ज नं . 34 के ब्लॉक नं . १ और 
14 के निम्नलिखित क्षेत्रों को छोड कर 
ब्लाक नं . १ 

गली नाथन सिंह पहाडी धीरज , 
गली मोहन सिंह जाट म .नं . 4654- 4557 
बलाक नं . 14 

गली ब्राह्मण वाली , म . नं . 
4973 - 5045 


[ भाग II --- खण्ड 3 ( iii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


- 


- 


विद्यमान विधान सभा निर्वाचन - क्षेत्र के समान ही 


65 -मोती नगर 
66 -पटेल नगर 
67 - राजेन्द्र नगर 
68 - करोल बाग अजा • 
69 - रामनगर अ . जा . 


विमान विधान सभा निर्वाचन- क्षेत्र के समान 
ही किन्तु डी एम सी • चार्ज नं . 3 ते. ब्लॉक 
नं : १3 और 105 के निम्नलिखित क्षेत्रों को 
सम्मिलित करते हुए : 
ब्लाक १3 

- - - - - म . नं . 8116 - 2131 , 8170 - 818 
गली नं . 5 , मुल्तानी टांडा , म . नं . 8193 
8205 
डलाक. 105 

मुल्तानी ढांडा रोह म . नं . 921 
9299 
विद्यमान विधान सभा निर्वाचन - क्षेत्र के समान है 


70 - बलजीत नगर अ . जा . 8 


1872 GI/ 98 - 2 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II . SEC. 3( iii )] 


टिप्पणी : - 1 उपरोक्त सारणी में "विद्यमान विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र " से तात्पर्य भारत के राजपत्र भाग ॥ खण्ड 
301 में आ . अ . 991ई) के रूप में प्रकाशित 22 सितम्बर , 1992 की अधिसूचना संख्या 282 /दिल्ली/ 92 द्वारा 
यथा - परिसीमित उसी नाम का विधान सभा निर्वाचन क्षोत्र है : 


120 उपरोक्त सारणी मे किसी चार्ज , ब्लाक , जनगणना कस्बा और ग्राम के अन्तर्गत सभी संदर्भ का उक्त क्षेत्र से 
अभिप्राय होगा जो उस जनगणना चार्ज, जनगणना ब्लॉक , जनगणना कस्बा और ग्राम के अन्तर्गत भारत की जनगणना 
1991 , सीरिज - 31 , दिल्ली - पार्ट - ४। । क व ख जिला दिल्ली - ग्राम व कस्बा डायरेक्टरी - ग्राम व कस्बा 
अनुसार प्राथमिक जनगणना सार " मे जैसे अंकित हैं । इसमें निदेशक , जनगणना प्रचालन , दिल्ली द्वारा दिसम्बर , 1993 
में निकाली गई कुल जनसंख्या और अनुसूचित जाति की जनसंख्या दिखाई गई है । . . 


3 . 


एन . डी . एम . सी . से तात्पर्य नई दिल्ली नगर समिति तथा डी . एम . सी . के अभिप्राय दिल्ली नगर निगम शहरी 


[ सं. 281/दिल्ली /98 ] 

के . जे . राव, सचिव 


[ T1 II - U "5 3 ( iii )] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 10th July , 1998 


O .N . 266( E ). - Whereas, Section 3 of the Government of 


National Capital Territory of Delhi Act, 1991 provides that the total 


number of seats in the Legislative Assembly of the National Capital 


Territory of Delhi shall be 70 and that the Capital shall be divided into 70 


assembly constituencies in such manner that the population of each of the 


constituencies shall, so far as practicable , be the same throughout the 


Capital; and 


Whereas, the said Section 3 further provides that the seats shall 


be so reserved for Scheduled Castes in the Legislative Assembly , that their 


number shall bear, as nearly as may be , the same proportion to the total 


number of seats in the Assembly as the population of the Scheduled Castes 


in the Capitalbears to the total population of the Capital; and 


Whereas , it was further provided in the Explanation to the 


said Section 3 that where such population figures had not been published , 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Pakı 11 — Sec . 3( iii )] 


then , for the purposes of elections for the constitution of the tirsi 


Legislative Assembly under the said Act , the provisional figures of the 


population of the Capital as published in relation to the 1991 census shall 


be deemed to be the population of the Capital; and 


Whereas , the Election Commission of India had , in 


accordance with these provisions , delimited the assembly constituencies 


in the National Capital Territory of Delhi, in the year , 1992 , on the basis 


of the provisional figures of the population of the Capital as published in 


relation to the 1991 Census, for constitution of the first Legislative 


Assembly under the said Act; and 


Whereas , the final figures of the population of the National 


Capital Territory of Delhi in relation to the 1991 Census are now 


: 


published ; and 


Whereas , general election to constitute the second 


Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi is 


normally due to be held before the expiration of duration of the 1st 


Assembly on 13th December, 1998 ; and 


Whereas, before the said general election , the assembly 


constituencies in the National Capital Territory of Delhi are thus required 


to be further delimited on the basis of the finally published population 


figures of the Capital on the basis of the 1991 Census; and 


Whereas, clause (a ) of sub - section (2 ) of Section 38 of 


the Government of National Capital Territory of Delhi Act , provides that 


[ TT II - U 


3 ( iii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


the Election Commission shall publish its proposals for the delimitation of 


constituencies in the official gazette , together with a notice inviting claims 


and objections in relation to the proposals and specifying a date on or after 


which the proposals will be further considered by it; 


NOW THEREFORE , the Election Commission of 


India hereby publishes its proposals for the delimitation of the seventy 


single member territorial constituencies assigned to the Legislative 


Assembly of the National Capital Territory of Delhi and specifies the 304 


July , 1998 , as the date on or after which the proposals will be further 


considered by it. 


Any objections or suggestions in regard to these proposals should 


be sent to - 


The Secretary , 
Election Commission of India , 
Nirvachan Sadan , 
Ashoka Road, New Delhi-110001 


so as to reach the Secretary , Election Commission of India at the address 


given above on or before the said date . 


PROPOSALS 


1. The territorial Assembly constituencies into which the National 


Capital Territory of Delhi shall be divided for the purpose of elections to 


the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi and 


the extent of each constituency , and the constituencies which shall be 


reserved for the Scheduled Castes , shall be as shown in the TABLE below . 


14 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Pari Il- - Sec . 3 (iii )] 


2 . Where the name of a constituency as shown in the TABLE is 


distinguished by the brackets and the letters "( SC )" the seat in that 


constituency is reserved for the Scheduled Castes. 


TABLE 


Extent 


Serial number and 
name of the Assembly 
Constituency . 


1 -Sarojini Nagar 


Same as the existing Assembly 
Constituency . 


2 -Gole Market 


3 -Minto Road 


4 - Kasturba Nagar 


5 - Jangpura 


6 -Okhla 


Same as the existing assembly 
constituency but excluding Block Nos . 
103 to 107 of DMC charge No. 100 
and including the following area of 
Block No . 9 of DMC charge No. 110 : 
G .B . Pant Polytechnic Okhla Tech . 
School, Hostel and its Staff Qr. Nos. 1 
40 and 96 Qrs . QC near it . T Huts 1 
25 and T -Shops in this portion 


7-Kalkaji 


Same as 
constituency 


the 


existing 


assembly 


8 -Malviya Nagar 


9 -Hauz Khas 


10 - R . K . Puram 


11 - Delhi Cantonment 


( 491 11 -- TV 3 ( iii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


12 - Janak Puri 


Same as the existing 
constituency. 


assembly 


13-Hari Nagar 


14 - Tilak Nagar 


15 -Rajouri Garden 


16 -Madipur (SC ) 


17- Tri Nagar 


18 - Shakurbasti 


19 -Shalimar Bagh 


20 -Badli 


21 -Sahibabad Daulatpur 


22- Bawana (SC ) 


23 - Sultanpur Majra (SC ) 


24-Mangolpuri (SC ) 


25 -Nangloi Jat 


26 - Vishnu Garden 


27-Hastsal 


28 -Najafgarh 


29-Nasirpur 


30 -Palam 


31-Mahipalpur 


32 -Mehrauli 


33 -Saket 


34 - Dr. Ambedkar Nagar (SC ) 


16 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ Part II - SEÇ , 3 ( iii )] 


35- Tughlakabad 


Same as the 
constituency . 


existing 


assembly 


36 - Badarpur 


Same as the existing assembly 
constituency but including Block Nos , 
103 to 107 of DMC charge No. 100 
and excluding the following area of 
Block No. 9 of DMC charge No . 110 : 
G . B . Pant Polytechnic Okhla Tech . 
School, Hostel and its Staff Qr. Nos. 1 
40 and 96 Qrs . QC near it. T Huts 1 
25 and T - Shops in this portion . 


37- Trilokpuri (SC ) 


Same as the existing Assembly 
Constituency . 


38- Patpar Ganj (SC ) 


39 -Mandawali 


40 -Geeta Colony 


41 -Gandhi Nagar 


42 - Krishna Nagar 


43 - Vishwash Nagar 


44 - Shahdara 


45-Seemapuri (SC ) 


46 -Nand Nagari ( SC ) 


47 - Rohtas Nagar 


48 - Babarpur 


49 -Seelampur 


50 -Ghonda 


51- Yamuna Vihar 


52 -Qarawal Nagar 


( YM 


- 445 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


53-Wazirpur 


Same as the existing 
constituency 


assembly 


54 -Nareta (SC ) 


55 - Bhalswa Jahangirpur 


Same as the existing assembly 
constituency but including Block Nos . 
54 , 55 and 56 ofDMC Charge No. 56 . 


56 Adarsh Nagar 


Same as the 
constituency . 


existing 


assembly 


57 -Pahar Ganj 


Same as the existing Assembly 
Constituency but excluding the 
following area of Block Nos . 93 and 
105 of DMC Charge No.31 
Block -93 : 
H .Nos. 8116 - 8131 , 8170 -8192 , Gali 
No.5 , Multani Dhanda , H . Nos. 8193 
820S. 
Block - 105 ; 
Multani Dhanda Road H .Nos . 9284 
9299 . 


58 -i 1etia Mahal 


Same as the 
constituency . 


existing 


assembly 


59 - Balli Maran 


Same as the existing assembly 
constituency but including following 
area of Block Nos. 9 and 14 of DMC 
Charge No.34 . 
Block -9 : 
Gali Nathan Singh Pahari Diriraj, 
Gali Mohan Singh Jat H .Nos. 4654 
4657. 
Block - 14 ; 
Gali Brahman Wali 
House Nos.4973 -5045 . 


1877 G7go z 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART I - Sec . 3( iii)] 


60 -Chandni Chowk 


Same as the existing assembly 
constituency but excluding the 
following areas of Block Nos. 2 and 3 
of DM Charge No.25: 
Block - 2 
Gali Mata Wali, H .Nos.9223 -9252 
including Temple . 
Block -3 
Gali Mata Wali , H .Nos. 9253 - 9275 and 
including the following areas of 
Blocks 11 and 16 of DMC Charge 
No.25. 
Block - 11 : 
Gali Mill Wali, H . Nos. 9620 - 9648 
including Gurdwara Mohalla Islam 
Ganj, H . No.9649 - 9692 , Gali Neem 
Wali, H .Nos. 9693 - 9715 , 
Block - 16 : 
Mohalla Nai Masjid , Library Road & 
Islam Ganj H .No. 10180 - 10247 , Azad 
Market Shops No.102 -200 , Library 
Road , Mill Wali Gali H .Nos.10248 
10258 . 


51- Timur 


III 


Same as the existing assembay 
constitue - cy but excluding Block Nos. 
54 , 55 and 56 of DMC Charge No. 56 . 


62-Model Town 


Same as the 
constituency 


existing 


assembly 


63-Kamla Nagar 


64 - Sadar Bazar 


Same as the existing assembly 
constituency but including the 
foilowing areas of Block Nos . 2 and 3 
of DMC Charge No.25: 
Block -2 
Gali Mata Wali , H .Nos.9223 -9252 
including Temple . 
Block - 3 
Gali Mata Wali , H .Nos.9253- 9275 and 
excluding the following areas of 
Blocks 11 and 16 of DMC Charge 
No.25 . 
Block - 11: 


[1991– 416 3(ii)] 


[ HTT - U15 3 ( iii ) ] 


wen* 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Gali Mill Wali, H .Nos. 9620 - 9648 
including Gurdwara Mohalla Islam 
Ganj, H .No. 9649 - 9692 , Gali Neem 
Wali, H .Nos. 9693 - 9715 . 
Block - 16 : 
Mohalla Nai Masjid , Library Road & 
Islam Ganj H No. 10180 - 10247 , Azad 
Market Shops No. 102 - 200 , Library 
Road , Mill Wali Gali H .Nos. 10248 
10258 and also excluding following 
area of Block Nos .9 and 14 of DMC 
Charge No. 34 
Block -9 ; 
Gali Nathan Singh Pahari Dhiraj, 
Gali Mohan Singh Jat H .Nos.4654 
4657. 
Block - 14 ; 
Gali Brahman Wali 
House Nos.4973 -5045 . 


65 -Moti Nagar 


Same as the 
constituency . 


existing 


assembly 


66 - Patel Nagar 


67-Rajinder Nagar 


68-Karol Bagh (SC ) 


69-Ram Nagar ( SC ) 


Same as the existing Assembly 
Constituency hut including the 
following area of Block Nos. 93 and 
105 of DMC Charge No.31 
Block - 93 : 
H Nos. 8116 - 8131 , 8170 - 8192 , Gali 
No. 5 , Multani Dhanda , H ,Nos. 8193 
8205 . 
Block - 105: 
Multani Dhanda Road H . Nos . 9284 
9299 . 


70 -Baljit Nagar (SC ) 


Same as the 
constituency . 


existing 


assembly 


1872 G198 / 4 


20 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II - SEC . 3 ( 111 )] 


I 


NOTES :- (1) In the above table , the " existing Assembly constituency " 


means the Assembly Constituency of the same name as delimited by the 


Election Commission of India vide Notification No . 282/DL /92 , dated 22nd 


September , 1992 , published as O .N . 99 (E ) , in the Gazette of India , 


Extraordinary Part II , Section 3 (iii ). 


(2 ) Any reference in the above Table to a charge, Block , Census Town and 


Village shall be taken to mean the area comprised within that census 


Charge , Census Block , Census Town and village as indicated in "Census of 


India 1991, Series 31, DELHI, Part XIJA & B DISTRICT DELHI - Village 


and Town Directory - Village and Town - wise Primary Census Abstract " 


showing total population and Scheduled Caste population , brought out by 


the Director of Census Operations, Delhi in December , 1993 ; 


(3). 


NDMC stands for New Delhi Municipal Committee and DMC 


stands for Delhi Municipal Corporation ( Urban ) 


[No . 281/ DL /98 ] 
K . J. RAO , Secy . 


[ भाग II - खण्ड 3 ( iii ) ] 


भारत का राजपत्र: असाधारण _ _ _ 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


_ 


21 


सूचना 
नई दिल्ली, 10 जुलाई, 1998 


98 


आ . अ. 267 ( अ ). - भारत निर्वाचन आयोग ने उन सत्तर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन के लिए 


प्रस्तावों को , जिसमें दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र को उस राज्य क्षेत्र कि विधान सभा के निर्वाचनों के प्रयोजन के 


लिए विभक्त किया जाएगा , भारत के राजपत्र , असाधारण और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के राजपत्र , असाधारण 


में तारीख 10 जुलाई , 1998 को प्रकाशित किया है । निर्वाचन आयोग इस सम्बन्ध में आपत्तियों और सुझाव मांगे हैं । 


राजपत्र की प्रतियों मुख्य निर्वाचन अधिकारी , दिल्ली , ओल्ड सेंट स्टीफन्स कॉलेज बिल्डिंग , कश्मीरी गेट , 


दिल्ली - 6 और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के रिटर्निगं आफिसरों के सभी कार्यालयों में निर्वाचन अधिकारियों के पास संदर्भ 


के लिए उपलब्ध है । 


प्रस्तावों से सम्बन्धित कोई भी आपत्ति या सुझाव - 


सचिव 
भारत निर्वाचन आयोग 
निर्वाचन सदन , अशोक रोड , 
न दिल्ली - 110001 . 


के पास 30 जुलाई , 1998 को 17 . 30 बजे तक या उससे पूर्व पहुंच जाए । 


[ सं . 281/दिल्ली/ 98 ] 

के. जे. राव, सचिव 


22 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II — SEC. 3 (iii) ] 


[ 


NOTICE 
New Delhi, the 10th July, 1998 


O .N . 267 (E ).— The Election Commission of India has published 


in the Gazette of India , Extraordinary and the National Capital 


Territory of Delhi Gazette , Extraordinary dated 


10th July , 1998 , 


proposals for the delimitation of seventy assembly constituencies into 


which the National Capital Territory of Delhi shall be divided for the 


purpose of elections to the Legislative Assembly of the territory . The 


Commission invites objections and suggestions in relation to the same. 


Copies of the Gazette are available for reference with the Chief 


Electoral Officer , Delhi, Old St. Stephen s College Building , Kashmere 


Gate , Delhi- 6 and the Election Officials in all the offices of the 


Returning Officers in the National Capital Territory of Delhi. 


Any objections or suggestions to the proposals should reach - 
The Secretary , 
Election Commission of India , 
Nirvachan Sadan , Ashoka Road , 
New Delhi- 110001 


On or before 1730 hours on 30th July , 1998 


[No. 281 /DL / 98 ] 
K . J. RAO , Secy . 


11 


Printed by the Manager, Govt. of India Prose, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controllor of Publicationi, Delhi- 110054 — 1997 


